PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., FEB. 1, 1977 ( MAGHA 12, 1898 SAKA) 


227 


दिनांक 21 जनवरी , 1977 
क्रमांक 2431 -ज ( 1) -76/2001.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2(ए) ( 1ए) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
सामने दी गई फसल ता राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : -- 


क्रक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व 


तहसील 


फ़सल / वर्ष जव से 
जागीर दी गई 


वाषिक 
राशि 


पता 


1 


2 


3 


5 


G 


7 


रुपए 


भिवानी 


अचीना 


दादरी 


रबी, 1973 में 


150 


- 


श्री सूरज भान , पुत्र 
श्री रामजी लाल 


2 


श्री कन्हैया लाल , पुत्र 
श्री हर चन्द 


सारंगपुर 


100 


रवी , 1966 से 

1970 तक 
खरीफ़ , 1970 से 


रबी , 


150 


क्रमांक 2440-ज ( II )-78/2005 . --पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
प्रपनाया गया है और उस में प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति जमनो देवी, विधवा श्री गोरधन लाल , गांव गुडयानी , तहसील झज्जर 
जिला रोहतक को रबी , 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दो गई शतों के अनुसार सहर्ष 
प्रदान करते हैं । 

यशवन्त कुमार जैन , 
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार , 

राजस्व विभाग । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 21st January , 1977 


No. 394- ECIV.77/ 583. In continuation of Haryana Government Notification No. 767- ECIII - 76 / 
1138. datel the 20th February , 1976, No. 1253- ECII-76/ 2775, dated the 2nd April, 1976 and No. 1253 
ECIII - 76/ 3481 , dated the 4th May, 1976 , the Governor of Haryana is pleased to appoint Sarvshri 
Surinder Singh , Advocate, Bhiwani and Shiv Kumar Aggarwal, Advocate, Bhiwani as members of the 
State Level Committee for the speedy implementation of the 25 point Economic Programme. 

2. They will serve voluntarily and without remuneration of any kind , 


G. L. BAILUR , 
Commissioner and Secy . 


The 25th January , 1977 
No. 271-5ECD - I- 77/ 666. - The Governor of Haryana is pleased to order that Shri Madan Mohan 
Lal, Social Education and Panchayat Officer, while holding the charge of Narnaul block shall exercise 
the powers of Drawing , Disbursing & Controlling Officer in respect of this block till a jegular incumbent 
is appointed . However, he will not be entitled to any extra remuneration for this job nor this appoint 
ment shall confer upon him any right of seniority or privilege for appointment to the post of Block 
Development and Panchayat Officer. 

RANJIT ISSAR, Dpty. Secy . 


